शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 18 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2019 - वैशाख 13, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , संतोष कुमार वर्मा आत्मज श्री रामरतन वर्मा उम्र 38 वर्ष, निवासी -ग्राम - अण्डा, मकान 
नं. -490, वार्ड -17, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम बजरंग सिंह था. मेरे प्राथमिक शाला के दाखिला खारिज में 
मेरा नाम बजरंग सिंह आ . रतन सिंह दर्ज है जिसमें मेरे पिताजी का नाम अपूर्ण है. जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम रामरतन वर्मा है. मैं अपने पूर्व 
नाम को परिवर्तित कर नया नाम संतोष कुमार वर्मा आ . श्री रामरतन वर्मारख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे कक्षा आठवीं के शैक्षणिक 
प्रमाण पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेनकार्ड व मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैं अपने सही व पूर्ण नाम को मेरे समस्त शासकीय / 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे संतोष कुमार वर्मा आ . श्री रामरतन वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


बजरंग सिंह 
(Bajrang Singh ) 

पिता- श्री रतन सिंह 
( S /o- Shri Ratan Singh) 

निवासी - ग्राम - अण्डा, 
मकान नं . - 490, वार्ड -17, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


संतोष कुमार 

वर्मा 
(Santosh Kumar Verma) 

पिता- श्री रामरतन वर्मा 
( S/ o- Shri Ramratan Verma) 

निवासी - ग्राम - अण्डा, 
मकान नं . - 490 , वार्ड 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


-17 , 


101 


102 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 मई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , रीतेश कुमार जैन , आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार जैन, उम्र 37 वर्ष, निवासी- स्टेशन रोड, मोती 
पारा , दुर्ग , तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग. ) का हूँ . यह कि पूर्व में मेरा नाम बबलू जैन था , जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मैं 
अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम रीतेश कुमार जैन रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य 
समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे रीतेश कुमार जैन आ . श्री राजेन्द्र कुमार जैन के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


बबलू जैन 


पिता - श्री राजेन्द्र कुमार जैन 
निवासी - स्टेशन रोड , 

मोती पारा , दुर्ग, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


रीतेश कुमार 

जैन 
पिता - श्री राजेन्द्र कुमार जैन 
निवासी - स्टेशन रोड , 

मोती पारा, दुर्ग , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती सीमा बैरागी, ध. प. श्री संतोष बैरागी, उम्र 40 वर्ष, निवासी -ग्राम- पनेका, म . 
नं .- 232 , तहसील व जिला राजनांदगांव ( छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा विवाह श्री संतोष बैरागी के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मेरा नाम 
श्रीमती ज्योति बैरागी हो गया मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सीमा बैरागी रख ली हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त 
शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी 


अतः अब मुझे श्रीमती सीमा बैगारी ध. प. श्री संतोष बैरागी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती ज्योति बैरागी 
पति - श्री संतोष बैरागी 
निवासी - ग्राम - पनेका, 

मकान नं . 232 , 
तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग . ) 


श्रीमती सीमा बैरागी 
पति - श्री संतोष बैरागी 
निवासी - ग्राम - पनेका, 

मकान नं . 232, 
तह . व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 मई 2019 


103 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती पूजा साहू ध. प. स्व . चन्द्रिका प्रसाद साहू उम्र 26 वर्ष, निवासी - ग्राम - मनोहरा , 
तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु . सन्तोषी साहू आत्मजा श्री छन्नू लाल साहू था . मेरा विवाह स्व. चन्द्रिका 
प्रसाद साहू के साथ दिनांक 4-5-2011 को हुआ था . विवाह पश्चात् मेरा पूर्व नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पूजा साहू रखा गया तथा मैं इसी 
नाम से जानी पहचानी जाती हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती पूजा साहू ध. प. स्व . चन्द्रिका प्रसाद साहू के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्जकिया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती पूजा साहू 


कु. सन्तोषी साहू 
पिता - श्री छन्नू लाल साहू 
निवासी - ग्राम -तिवरैया, 

पोस्ट - धरसींवा, 
तह. व जिला- रायपुर ( छ. ग. ) 


पति - स्व . चन्द्रिका प्रसाद साहू 

निवासी - ग्राम - मनोहरा, 
तह. व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , असीम कुमार मजुमदार आत्मज श्री काली चरण मजुमदार, उम्र 49 वर्ष, निवासी -1/ सी , 
सड़क नं.- 05 , सेक्टर -8, भिलाई नगर , पो. सिविक सेन्टर , भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई 
में कार्यरत हूँ. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम असीम कुमार आ. के. सी . मजुमदार, ड्रायविंग लायसेंस में असीम 
कुमार मजुमदार तथा मेरे पासपोर्ट में मेरा पूर्ण नाम असीम कुमार मजुमदार आ . काली चरण मजुमदार दर्ज है मैं अपने पूर्ण नाम को मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड व अन्य सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे असीम कुमार मजुमदार आ . श्री काली चरण मजुमदार के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


असीम कुमार 


(Assim Kumar ) 
पिता - के . सी . मजुमदार 

( S/ o - K.C.Mazumdar ) 
निवासी -1/ सी , सड़क नं. - 05 , सेक्टर -8, 
भिलाई नगर, पो . सिविक सेन्टर, भिलाई , 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


असीम कुमार मजुमदार 
( Assim Kumar Mazumdar) 

पिता - श्री काली चरण मजुमदार 
(S / o - ShriKali Charan Mazumdar ) 
निवासी -1/ सी , सड़क नं . - 05, सेक्टर -8, 
भिलाई नगर, पो . सिविक सेन्टर, भिलाई, 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


104 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 मई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती विजया नंदकिशोर ब्राम्हण ध. प. श्री नंदकिशोर ब्राम्हण, निवासी- क्वा. नं. 8 
बी , सड़क -37, सेक्टर -10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं , उनके 
सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विजया दर्ज है, जो कि अपूर्ण है मेरा पूर्ण नाम श्रीमती विजया नंदकिशोर ब्राम्हण है जो कि मेरे आधार, कार्ड, पेनकार्ड , 
बैंक पासबुक, मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है. मैं मेरे पूर्ण नाम को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त आवश्यक शासकीय/ अर्द्धशासकीय 
अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती विजया नंदकिशोर ब्राम्हण ध. प. श्री नंदकिशोर ब्राम्हण के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्जकिया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


विजया 

(Vijaya ) 
पति - श्री नंदकिशोर ब्राम्हण 
निवासी - क्वा नं . 8 बी , सड़क -37 , 

सेक्टर -10, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती विजया नंदकिशोर ब्राम्हण 
(Smt. Vijaya Nandkishore Brahmin ) 

पति - श्री नंदकिशोर ब्राम्हण 
निवासी - क्वा नं . 8 बी , सड़क -37 , 

सेक्टर -10, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वीर नारायण शर्मा आत्मज श्री सुखी शर्मा उम्र 43 वर्ष, निवासी -प्लाट नं.-3 सड़क -2/ 
ई , प्रगति नगर पूर्व, रिसाली, भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में वीरनारायण व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम वीर नारायण दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा पूर्ण नाम वीर नारायण शर्मा 
है जो कि अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पूर्ण नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे वीर नारायण शर्मा ( Veer Narayan Sharma ) आत्मज श्री सुखी शर्मा के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्जकिया 


जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


वीरनारायण ( Veernarayan ) 
वीर नारायण ( Veer Narayan ) 

पिता - श्री सुखी शर्मा 
( S / o -ShriShukhi Sharma ) 
निवासी - प्लाट नं.- 3 सड़क -2 / ई, 

प्रगति नगर पूर्व, 

रिसाली, भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


वीर नारायण शर्मा 
( Veer Narayan Sharma ) 

पिता - श्री सुखी शर्मा 
(S /o - Shri Shukhi Sharma ) 
निवासी - प्लाट नं. - 3 सड़क -2 /ई , 

प्रगति नगर , पूर्व, 

रिसाली, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 मई 2019 


105 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , देवेन्द्र सिंह ठाकुर आत्मज स्व. भरत सिंह ठाकुर, उम्र 57 वर्ष, निवासी -43/ बी, एफ 
पॉकेट, मरौदा सेक्टर , भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड 
में मेरा नाम देवेन्द्र सिंह दर्ज है जो कि अपूर्ण है जबकि मेरे बैंक रिकार्ड व आधार कार्ड में मेरा पूर्ण नाम देवेन्द्र सिंह ठाकुर दर्ज है. मैं अपने पूर्ण 
नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे देवेन्द्र सिंह ठाकुर आ . स्व . भरत सिंह ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


देवेन्द्र सिंह 
पिता - स्व . भरत सिंह ठाकुर 
निवासी-43 / बी , एफ -पॉकेट, 

मरौदा सेक्टर, भिलाई नगर, 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग . ) 


देवेन्द्र सिंह ठाकुर 
पिता - स्व . भरत सिंह ठाकुर 
निवासी -43/ बी , एफ - पॉकेट , 

मरौदा सेक्टर , भिलाई नगर, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , गुत्तीकंटी सुन्दर राव आत्मज श्री जी . के. रमैय्या, उम्र 46 वर्ष, निवासी - क्वा. नं.- 4 सी , 
सड़क -07, सेक्टर -07 , भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं बी. आई. टी . दुर्ग में अटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ. मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सुन्दर राव आ . श्री जी . के. रमैय्या दर्ज है. जो कि अपूर्ण है मेरे ड्रायविंग लायसेंस , आधार कार्ड , 
पैन कार्ड में मेरा नाम गुत्तीकन्टी सुन्दर राव दर्ज है जबकि मेरा सही व पूर्ण नाम गुत्तीकंटी सुन्दर राव आ . श्री जी . के. रमैय्या है. मैं अपने पूर्ण व 
सही नाम को मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों व सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे गुत्तीकंटी सुन्दर राव आ . श्री जी . के. रमैय्या के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्जकिया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सुन्दर राव 


गुत्तीकन्टी सुन्दर राव 
पिता - श्री जी . के . रमैय्या 
निवासी-4 सी , सड़क -07 , 

सेक्टर -07 , भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग.) 


गुत्तीकंटी सुन्दर राव 
पिता - श्री जी . के . रमैय्या 
निवासी -4 सी , सड़क -07 , 

सेक्टर -07, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग . ) 


106 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 मई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , लिलेश कुमार देशमुख आत्मज चन्द्रिका प्रसाद देशमुख, उम्र 26 वर्ष, जाति कुर्मी, 
निवासी - वार्ड क्र .- 29, जोन-1, सड़क -17, क्वा. नं. -3 ए, खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों में मेरा नाम लिलेश कुमार आत्मज सी . पी . देशमुख दर्ज है जो कि अपूर्ण है जबकि मेरा सही व पूर्ण नाम लिलेश कुमार देशमुख आ . 
श्री चन्द्रिका प्रसाद देशमुख है जो कि मेरे आधार कार्ड व पैनकार्ड व स्नातक की अंकसूची में दर्ज है. मैं अपने पूर्ण नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों व अन्य समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे लिलेश कुमार देशमुख आ . श्री चन्द्रिका प्रसाद देशमुख के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


लिलेश कुमार 


पिता- श्री सी . पी . देशमुख 
निवासी - वार्ड क्र . - 29 , 

जोन-1, सड़क -17 , 
क्वा . नं. - 3 ए, खुर्सीपार भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


लिलेश कुमार देशमुख 
पिता - श्री चन्द्रिका प्रसाद देशमुख 

निवासी - वार्ड क्र .- 29, 

जोन-1, सड़क -17 , 
क्वा . नं. - 3 ए, खुर्सीपार भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , शैलेन्द्र प्रसाद दुबे आत्मज श्री लालता प्रसाद दुबे, उम्र 45 वर्ष, निवासी- म. नं.-133 , 
वार्ड क्र .- 01 , डी . पी . एस. स्कुल दुर्ग के पास, न्यु दीनदयाल कालोनी, जुनवानी भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मेरे पिता 
का सही नाम लालता प्रसाद दुबे है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड तथा अन्य समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों में मेरा 
नाम शैलेन्द्र प्रसाद शर्मा आ . श्री लालता प्रसाद शर्मा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है मैं अपने नाम के साथ शर्मा के स्थान पर “ दुबे ” उपनाम जोड़कर 
नया नाम शैलेन्द्र प्रसाद दुबे आ . श्री लालता प्रसाद दुबेरख लिया हूँ. मेरा यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों 
में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे शैलेन्द्र प्रसाद दुबे (Shailendra Prasad Dubey ) आ . श्री लालता प्रसाद दुबे ( Lalta Prasad Dubey ) के नाम से 
जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


शैलेन्द्र प्रसाद शर्मा 
( Shailendra Prasad Sharma ) 

पिता - श्री लालता प्रसाद शर्मा 
( S/ o -Shri Lalta Prasad Sharma ) 
निवासी - म. नं . - 133, वार्ड क्र . - 01 , 
डी . पी. एस. स्कुल दुर्ग के पास, 
न्यु दीनदयाल कालोनी, 

जुनवानी, भिलाई , 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


शैलेन्द्र प्रसाद दुबे 
(Shailendra Prasad Dubey ) 

पिता - श्री लालता प्रसाद दुबे 
(S /o - Shri Lalta Prasad Dubey ) 
निवासी - म. नं . - 133, वार्ड क्र . - 01 , 
डी . पी . एस. स्कुल दुर्ग के पास , 
न्यु दीनदयाल कालोनी, 

जुनवानी, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 मई 2019 


107 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास कवर्धा, 

जिला- कबीरधाम ( छ. ग. ) 


कवर्धा, दिनांक 08 मार्च 2019 


प्ररूप क्रमांक -04 
[ देखिये नियम-5 ( 1 ) ] 


[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) और छ. ग. लोकन्यास नियम, 1962 के नियम 5 ( 1 ) के द्वारा ] 


लोक न्यासों के पंजीयक कबीरधाम जिला के समक्ष 


क्रमांक /677/ रीडर/ अ. वि . अ./ 2019.- यतः कि डॉ . गोवर्धन सिंह ठाकुर पिता रम्मन सिंह ठाकुर , निवासी - गोराज हास्पिटल शीतला 
वार्ड ठाकुर पारा कवर्धा, " श्रीपंचदेव मंदिर ट्रस्ट सारंगपुरखुर्द , तहसील - कवर्धा, जिला - कबीरधाम ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 ( 1951 
का 30 ) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में " श्रीपंचदेव मंदिर ट्रस्ट सारंगपुरखुर्द ” के 
नाम से पंजीकृत किये जाने आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 45 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में 


लिया जाएगा. 


किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति के हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचनापत्र के प्रकाशन 
की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा 
प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नही लिया जाएगा. 


अनुसूची 
( लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण ) 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


श्री अजय सिंह ठाकुर पिता रम्मन सिंह ठाकुर, नंदी विहार कालोनी कवर्धा, तहसील - कवर्धा, जिला- कबीरधाम , छ. ग. 
श्री जगन्नाथ सिंह ठाकुर पिता रम्मन सिंह ठाकुर , गोराज हॉस्पिटल कवर्धा, तहसील कवर्धा, जिला - कबीरधाम, छ. ग. 
श्री जयंत सिंह ठाकुर पिता जगन्नाथ सिंह ठाकुर , निवासी - गोराज हॉस्पिटल कवर्धा, तहसील - कवर्धा, जिला- कबीरधाम, छ. ग. 
कुमारी जयंत सिंह ठाकुर पिता जगन्नाथ सिंह ठाकुर, निवासी- गोराज हॉस्पिटल कवर्धा, तहसील - कवर्धा, जिला - कबीरधाम, छ. ग. 
रश्मि ठाकुर पिता जगन्नाथ सिंह ठाकुर, निवासी -गोराज हॉस्पिटल कवर्धा, तहसील - कवर्धा, जिला- कबीरधाम, छ. ग. 
किरन सिंह ठाकुर पिता जगन्नाथ सिंह ठाकुर , निवासी - गोराज हॉस्पिटल कवर्धा, तहसील - कवर्धा, जिला- कबीरधाम, छ. ग. 
मधु सिंह ठाकुर पति जगन्नाथ सिंह ठाकुर , निवासी - गोराज हॉस्पिटल कवर्धा, तहसील - कवर्धा, जिला - कबीरधाम, छ. ग . 
श्रीमती गिरजा ठाकुर पति स्व . रम्मन सिंह ठाकुर, निवासी - सारंगपुरखुर्द, तहसील - कवर्धा, जिला- कबीरधाम , छ. ग. 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


लोक न्यास का नाम व पता- “ श्रीपंचदेव मंदिर ट्रस्ट सारंगपुरखुर्द ", पता गोराज हॉस्पिटल शीतला वार्ड ठाकुर पारा कवर्धा, तहसील - कवर्धा 
जिला- कबीरधाम . 


चल एवं अचल संपत्ति - एच. डी . एफ . सी . बैंक शाखा कवर्धा में न्यास के नाम से बचत खाता क्रमांक 50200031153028 में 49,208/ - रुपये 
( अक्षरी - उन्चास हजार दो सौ आठ रुपये ) जमा है एवं ग्राम सारंगपुरखुर्द, प. ह. नं.- 20 में ख. नं . 181/11 रकबा 0.230 हे. भूमि है. जिसमें 
पंचदेव मंदिर बना है . 


108 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 मई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


लोक न्यास का उद्गम- 13 मार्च 2018 


उद्देश्य - न्यास का मुख्य उद्देश्य धार्मिक कार्य एवं जनसामान्य की सेवा करना है. 


न्याय के आय के श्रोत - न्यास के आय का श्रोत दान दाताओं द्वारा दिये जाने वाले दान भेंट से है. 


औसत सकल वार्षिक आय - निर्धारित नहीं है. 


( विपुल कुमार गुप्ता ) 

पंजीयक . 


अन्य सूचनाएं 


वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर 


कांकेर , दिनांक 29 मार्च 2019 


क्रमांक/ 149.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि , परिक्षेत्र चारामा के उप परिक्षेत्र हल्बा में परिसर रक्षक जेपरा के रूप में 
पदस्थ श्री नारायण सिंह यादव ( वनरक्षक ) के द्वारा दिनांक 15-02-2019 को आरक्षित वन कक्ष क्रमांक क्रमश : 216, 217 एवं 220 के पहाड़ी 
क्षेत्र में भ्रमण उपरान्त वापसी के दौरान उक्त निम्न दर्शित आकृति के बीट हेम्बर गुम होने संबंधित सूचना परिक्षेत्र अधिकारी चारामा के माध्यम 
से दिया गया. इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस चौकी हल्बा में दर्ज की जा चुकी है . 


F 16D 
KK 


हेम्बर की आकृति 
वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए गुमशुदा उपरोक्त बीट हेम्बर है. वन मण्डल के स्टॉक से 
अपलेखित किया जाता है तथा लापरवाही बरतने के फलस्वरूप श्री नारायण सिंह यादव, वनरक्षक, परिसर रक्षक जेपरा को चरित्रावली चेतावनी 
दी जाती है. 


1 . 


श्री नारायण सिंह यादव , वनरक्षक, परिसर रक्षक जेपरा से गुमशुदा हेम्बर की राशि 100 /- ( एक सौ रु. ) वसूली करने का आदेश दिया 


जाता है . 


उपरोक्त हेम्बर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम पुलिस थाने अथवा वन मण्डल कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के 
अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस बीट हेम्बर को अनाधिकृत रूप से रखते हुए अथवा उपयोग करते हुए पाया गया है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार 
कार्यवाही की जावेगी. 


( ईमोतेमसु एओ ) 

भा . व. से. 
वन मण्डलाधिकारी. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


